निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 214 ) 


7 ज्येष्ठ 1931 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 28 मई 2009 


गृह (विशेष ) विभाग 


अधिसूचना 
28 मई 2009 


सं० स्टे0 / झाo / वि0 - 354 / 2005 - 3548 — कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र संख्या - 14 / 279 / 2002 एस0आर0 (एस० ) दिनांक 15.09.2004 
को कंडिका - 2 में दिये गये दिशा निदेश तथा उत्तरवर्ती झारखंड एवं बिहार सरकार की सहमति के आलोक में 
बिहार पुनर्गठन अधिनियम - 2000 को धारा - 72 को उपधारा ( 2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतिम रुप से 
आवंटित पशुपालन एवं मत्सय विभाग के निम्नांकित राज्य कर्मियों को आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक 
स्थानान्तरण निम्न रुप में किया जाता है: 


क्र० 


जन्म 


केन्द्र 


पदाधिकारी / कर्मचारी 
का नाम एवं पदनाम 


तिथि 


अंतिम आवंटन 

पारस्परिक 
संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा स्थानान्तरण 

सरकार का अंतिम रुप के आधार पर 
आदेश एवं तिथि से आवंटित । स्थानान्तरित 


राज्य 


राज्य 


झारखंड 


बिहार 


(i) डा0 रणधीर कुमार, पशुपालन 06 - 01 - | 20( झा0 ) / 05 
| पदाधिकारी, वृहद पशु विकास 1966 । दिनांक 
परियोजना खगड़िया 

25 - 04 - 2005 


बिहार गजट, ( असाधारण ), 28 मई 2009 


क्र० 


पदाधिकारी / कर्मचारी 
का नाम एवं पदनाम 


जन्म 
तिथि 


अंतिम आवंटन 

केन्द्र 

पारस्परिक 
संबंधित केन्द्र 

स्थानान्तरण 
सरकार का अंतिम रुप । के आधार पर 
आदेश एवं तिथि से आवंटित । स्थानान्तरित 


राज्य 


राज्य 


बिहार 


झारखंड 


(ii) डा0 मनोहर निचत , भ्रमणशील 25 - 09 - | 20(बि0) / 05 

20ब0) / 05 
पशु चिकित्सा पदाधिकारी, | 1964 दिनांक 
शिवसागर, रोहतास 

25 - 04 - 2005 


2. पारस्परिक स्थानान्तरण में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार विभाग , रांची के पत्रांक 2092 दिनांक 
01.07. 2005 एवं पशुपालन एवं मत्सय विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक 842 दिनांक 17.04. 2008 तथा पशुपालन एवं 
मत्सय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2082 दिनांक 20 - 05 - 2006 के द्वारा दोनों राज्य सरकार की सहमति प्राप्त 
है । पारस्परिक स्थानान्तरण में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 277 
दिनांक 03.02.2009 के आलोक में वरीयता का निर्धारण होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

चन्द्र शेखर चौधरी , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 214 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


